सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक , 1941 


( श ० ) 


संख्या 


37 


राँची , 


- 


बुधवार 


6 नवम्बर , 2019 ( ई ०) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


आदेश | 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 457-464 भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग -5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस- सी ., बी.ए, प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
2, एम.बी.बी.एस. ,बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड ., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


पूरक " अ " 


458 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 6 नवम्बर, 2019 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

25 अक्टूबर , 2019 
सं ० सं०-3 / नि ० सं०-09-146/ 2014 का ० 8652-- माननीय उच्च न्यायालय , झारखण्ड, राँची द्वारा 
डब्ल्यू० पी ० एस ०नं०-964/ 2015 में दिनांक 15.12.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री राम करण राम, 
सेवानिवृत्त झा ०प्र ० से० (कोटि क्रमांक -494/ 03 ) की दिनांक 12.02.2014 से 29.09.2014 तक असाधारण अवकाश 
के रूप में स्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या- 356 दिनांक 15.01.2015 को विलोपित करते हुए 
दिनांक 12.02.2014 से 29.09.2014 तक की प्रभार रहित अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया 
जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


अनिल कुमार 

सिंह 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


30 अक्टूबर , 2019 


संख्या -1/विविध -843/05 ( खंड) का०- 8731 --विभागीय पत्रांक -5241 दिनांक 02.07.2019 द्वारा श्री राहुल 
कुमार पुरवार, भा.प्र.से. ( झाः 1999), प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को दिनांक 
27.10.2019 से 01.11.2019 तक DFFT के अन्तर्गत अमेरिका में प्रशिक्षण हेतु दी गयी स्वीकृति के क्रम में 
अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 
04.11.2019 से 07.11.2019 तक कुल 04 दिनों के उपार्जित अवकाश (Ex India Leave ) की स्वीकृति तथा 
दिनांक 02.11.2019 से 03.11.2019 तक शनिवारीय/रविवारीय अवकाश को छुट्टी के प्रारम्भ में उपभोग करने के 
साथ उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 6 नवम्बर , 2019 


459 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 


22 अक्टूबर, 2019 


संख्या-4/ नि ० सं०-12-03/ 2016 का०- 8489 -- श्रीमती सुषमा बड़ाईक , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच, गृह जिला 
गुमला) 

कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ ( अधिसूचित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी , हजारीबाग ) को 
सी ० एम ० सी ०, वेल्लोर में चिकित्सा हेतु दिनांक 01.11.2019 से 15.01.2020 तक झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230, एवं 248 के तहत् उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


21 अक्टूबर , 2019 


संख्या-1/ विविध -805 / 2010 ( पार्ट -1) का०- 8428 -- श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , भा.प्र.से. ( झाः 1987), सदस्य , 
राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 
झारखण्ड ) को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत 
दिनांक 30.10.2019 से 08.11.2019 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 
26.10.2019 से 29.10.2019 तथा 09.11.2019 से 10.11.2019 के सार्वजनिक अवकाश को क्रमशः छुट्टी के 
प्रारम्भ एवं अन्त में उपभोग करने के साथ उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


460 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 6 नवम्बर , 2019 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 

22 अक्टूबर, 2019 
संख्या -1/विविध -805/ 2010 (पार्ट -1) 

( पार्ट -1 ) का० 8510-- विभागीय अधिसूचना संख्या -8428 दिनांक 
21.10. 2019 के द्वारा श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी, भा.प्र.से. ( झाः 1987), सदस्य, राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची 
( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य सचिव, वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड) को दिनांक 
30.10.2019 से 08.11.2019 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 26.10.2019 से 
29.10.2019 तथा 09.11.2019 से 10.11.2019 के सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की गयी है । 


2 . 


श्री चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में सचिव, स्वास्थ्य , चि 0 शि 0 एवं परिवार कल्याण विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री नितीन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से. ( झाः 1995 ) सचिव, वन , पर्यावरण एवं 
जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


अरूण कुमार सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

22 अक्टूबर , 2019 
संख्या -1/ विविध -840 / 09 खंड का ० 8511 -- श्री अविनाश कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 1993), प्रधान सचिव , 
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को विदेश ( USA) में दिनांक 28.10.2019 से 07.11.2019 तक प्रशिक्षण 
Ex-India Leave की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 


2 . श्री कुमार 

के प्रशिक्षण/ अवकाश अवधि में सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के 
पद पर पदस्थापित श्रीमती अराधना पटनायक भा.प्र.से. ( झाः 1998 ) सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


461 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 6 नवम्बर , 2019 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 अक्टूबर, 2019 


संख्या -1 /विविध-836 / 2016 का ० 8513- श्री दिव्यांशु झा , भा.प्र.से. ( झाः 2014), संयुक्त सचिव , 
योजना- सह-वित्त विभाग ( योजना प्रभाग), झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 
के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 21.10.2019 से 01.11.2019 तक कुल 12 दिनों के 
उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave ) की स्वीकृति तथा दिनांक 19.10.2019 से 20.10.2019 एवं 02.11.2019 
से 03.11.2019 तक राजपत्रित / सार्वजनिक अवकाश को क्रमशः छुट्टी के प्रारम्भ एवं अन्त में उपभोग 
करने के साथ उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 अक्टूबर , 2019 


संख्या-1/विविध-834 /06 का . 8519-- श्री राजीव अरूण एक्का , भा.प्र.से. , प्रधान सचिव, श्रम , नियोजन 
एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 16.10.2019 से 18.10.2019 के लिए कुल 03 दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी है। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार 

सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


462 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 6 नवम्बर , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
21 अक्टूबर, 2019 ई. | 


1 . 


सं०-07/ हो.गा . ( स्था.)-20 / 2014- 5450-- श्री विनय कुमार, जिला समादेष्टा, राँची को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक जिला समादेष्टा , हजारीबाग ( अतिरिक्त प्रभार - क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग) के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 . 


सं0-07/हो.गा. ( स्था .)- 20 / 2014- 5451-- श्री हरिहर सिंह मुण्डा, जिला समादेष्टा, हजारीबाग ( अतिरिक्त 
प्रभार- क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला समादेष्टा, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से 


प्रवृत होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रवि शंकर वर्मा 
सरकार के अपर सचिव । 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
16 अक्टूबर , 2019 ई ० 


संख्या-12/डी०-1001/ 2017- 5537 --विभागीय अधिसूचना संख्या-363, दिनांक -17.01.2018 द्वारा केन्द्रीय 
संगठन बी ० एस ० एफ ० से झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त एवं अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान ), कोडरमा के पद पर 
पदस्थापित श्री अजय पाल, उप - समादेष्टा, बी ० एस ० एफ ० की सेवा अनुशासनिक कारणों से पैतृक संगठन को वापस 
की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


463 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 6 नवम्बर, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


शुद्धि -पत्र 
23 अक्टूबर , 2019 ई. | 


संख्या-12/ पी 5-201/ 2003 ( खण्ड)- 5689 -- गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागीय अधिसूचना संख्या 
4195, दिनांक -06.08.2019 में अंकित पदाधिकारियों की सूची के क्रम सं .- 26 पर अंकित पदाधिकारी का नाम " श्री 
विनोद कुमार रवानी " के स्थान पर " श्री बिनोद रवानी " पढ़ा जाय । 


उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


इस अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


464 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 6 नवम्बर , 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं 


KUMARI ANUPAMA पति SRI RAJEEV SHARMA, शपथ पत्र सं0-718 , दिनांक 
30 जुलाई , 2019 के अनुसार ANUPAMA SHARMA के नाम से जानी जाऊंगी । 

KUMARI ANUPAMA एवं ANUPAMA SHARMA दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT OF -- 


QR. No. -1204, SEC .- 4C, 
P.O. + P.S.-SECTOR- 4 , B.S. CITY, 
DIST.- BOKARO , (JHARKHAND ) . 
PIN- 827004 . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ASOKE KUMAR SASMAL पिता NARENDRA NATH SASMAL, शपथ पत्र सं ० 472 , दिनांक 
12 अक्टूबर , 2019 के अनुसार ASHOK KUMARSASMAL के नाम से जाना जाऊँगा । 

ASOKE KUMAR SASMAL एवं ASHOK KUMAR SASMAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF -- 


OR. No.- 6018, SECTOR- 4D , 
P.O. + P.S.- SECTOR- 4 , 
DIST .- BOKARO , JHARKHAND 
PIN -827004 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 37 -- 50 | 


